निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1034 ) पटना , शुक्रवार , 7 दिसम्बर 2018 

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

4 दिसम्बर 2018 
सं0 नि प्रा०/ नि० 5- 10 / 2017 - 1283 — पिढौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति , तेघड़ा के मतदान के विरूद्ध 
प्राप्त शिकायत एवं प्रतिवेदन में स्थापित तथ्यों के सम्यक् समीक्षोपरांत दिनांक 04.11. 2018 को संपन्न मतदान को निरस्त 
करते हुए पिढौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, तेघड़ा के मतदान के लिए निम्नवत मतदान की तिथि का पुनर्निर्धारण 
किया जाता है : 


| ( i ) | मतदान की तिथि 


15. 12. 2018 ( शनिवार ) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( ii ) | मतगणना 


15.12. 2018 ( शनिवार ) ( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


2. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना की तिथि को प्रपत्र ई० - 18 में पूर्ण सूचनाएँ फैक्स ( 0612- 2231562 , 2215089 ) 
अथवा ई - मेल ( bseapatna @ gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 
गिरीश शंकर , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1034 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


